. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

____ 16 ज्येष्ठ, 1940 ( श० ) 
राँची , बुधवार , . 

6 जून , 2018 (ई०) 


संख्या - 10 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति, छुट्टी 99- 109 भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1- ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस - सी ., बी.ए , 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी . एस . सी ., एम. ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड ., 

भाग -7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग -9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- ... 
पूरक " अ " 


100 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 6 जून , 2018 

भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
26 अप्रैल, 2018 


संख्या - 4/नि०सं०-12-31/ 2016 का . 2793 -- श्रीमती कुमुदनी टुडू, झा०प्र०से० (प्रथम बैच ), 


प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टाटीझरिया , हजारीबाग का दिनांक 30 मई , 2016 से 31 मई , 2016 तक 
के अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के 


रूप में स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


101 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 6 जून , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 मई , 2018 


संख्या -4/नि०सं०-12- 270/2014 का . 3044 - वित्त विभाग के संकल्प सं० -551 दिनांक 
1 मार्च, 2007 तथा 907 दिनांक 1 जुलाई , 2010 के आलोक में श्रीमती मधुश्री मिश्रा, झा०प्र०से० 
( चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला- गुमला), कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा द्वारा उपभोग किये गये दिनांक 
1 जनवरी , 2017 से 29 जून , 2017 (180 दिन ) तक के अवकाश को मातृत्व अवकाश के रूप में 
स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 6 जून , 2018 


102 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
26 अप्रैल, 2018 


संख्या -4/नि०सं० - 12- 12 /2015 का . 2794 - श्रीमती शशि नीलिमा इंगडुंग , झा०प्र०से० 
( चतुर्थ बैच ), कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला को निम्नांकित रूप में दिनांक 25 अप्रैल, 2016 से 
29 सितम्बर, 2016 तक की अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 


(i) दि0 25 .04.2016 से 13.06. 2016 तक :- उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा 

संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के 
(कुल 50 दिन ) 

तहत । 
(ii) दि0 14.06. 2016 से 27.06. 2016 तक :- रूपांतरित अवकाश के रूप में झारखण्ड 

सेवा संहिता के नियम 234 के तहत । 
( कुल 14 दिन ) 
(iii ) दि0 28. 06 . 2016 से 29. 09 . 2016 तक :- असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड 
(कुल 94 दिन ) 

सेवा संहिता के नियम 236 के तहत । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


103 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 6 जून , 2018 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
2 मई, 2018 


संख्या-09/नि० आरोप - राँची-34/2016- 1850,-- श्री सुजीत कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक , 
राँची सम्प्रति अवर निबंधक , गोविंदपुर के विरूद्ध CBI/ SPE/ ACB/ Ranchi काण्ड संख्या -RC18(S)/ 2013 - R 
में केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में राँची जिला के मे० संजीवनी बिल्डकॉन लि . 
के विभिन्न ग्राहकों को बेचे गये जमीन के दस्तावेज के निबंधन में निबंधन अधिनियम की धारा - 21 
का समुचित अनुपालन नहीं करने एवं दस्तावेजों का अपूर्ण विवरण रहने के बावजूद उक्त दस्तावेजों का 
निबंधन करने के आरोपों में विभागीय संकल्प सं०-679, दिनांक 26 जून , 2015 द्वारा संचालित 
विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय 
अधिसूचना संख्या -4120/ रा., दिनांक 25 जुलाई, 2016 द्वारा वृहत् दण्ड स्वरूप 2 ( दो ) वेतनवृद्धि 
संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया । 
2. उक्त के क्रम में श्री कुमार द्वारा इनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड पर पुनर्विचार हेतु अभ्यावेदन 
दिनांक 22 अक्टूबर , 2016 एवं पूरक अभ्यावेदन दिनांक 16 दिसम्बर , 2016 विभाग को समर्पित 
किया । श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदनों में इनके विरूद्ध दण्ड अधिरोपण के पूर्व इन्हें 
अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं होने तथा निबंधन अधिनियम की धाराओं के अनुरूप ही 
प्रश्नगत दस्तावेज का निबंधन किये जाने का उल्लेख करते हुए अधिरोपित दण्ड के आदेश पर 
पुनर्विचार का अनुरोध किया गया । 
3. श्री कुमार के उक्त पुनर्विचार अभ्यावेदनों में उठाये गये विधिक बिंदुओं पर विधि ( न्याय ) विभाग 
का परामर्श प्राप्त किया गया | विधि ( न्याय ) विभाग द्वारा Punjab National Bank and Others Versus 
K. K. Verma ( 2010) 13 Supreme Court Cases 494 एवं H. P. State Electricity Board Ltd Vs. Mahesh 
Dahiya Civil Appeal No-10913 of 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक 
में पुनर्विचार अभ्यावेदन निष्पादित करने का परामर्श दिया गया । 
3. तत्पश्चात श्री कुमार के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन में उल्लेखित अधिनियम/नियमावली 
के प्रावधानों के विधिक बिंदुओं का प्रश्नगत मामले में उल्लंघन होने अथवा नहीं होने के बिंदु पर विधि 
( न्याय ) विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया । विधि ( न्याय ) विभाग द्वारा उक्त उल्लेखित 


104 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 6 जून , 2018 
अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के विधिक बिंदुओं का प्रश्नगत मामले में उल्लंघन होने अथवा नहीं 
होने के बिंदु पर प्रशासी विभाग द्वारा स्वयं निर्णय लेने का परामर्श दिया गया । 
4 . अतः श्री सुजीत कुमार , तत्कालीन जिला अवर निबंधक , राँची सम्प्रति अवर निबंधक , गोविंदपुर 

द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदनों, विधि ( न्याय ) विभाग के परामर्श एवं उपलब्ध अभिलेखों के 
सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए विभागीय अधिसूचना 
सं०-4120 / रा., दिनांक 25 जुलाई , 2016 द्वारा इनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड को विलोपित करते हुए 
इन्हें दोषमुक्त किया जाता है । 

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


105 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 6 जून , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


18 मई , 2018 


संख्या-4/नि०सं०-12-127/2014 का . 3362 - स्व० लीना प्रिया, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड 
विकास पदाधिकारी, सिमरिया, चतरा ( मृत्यु की तिथि 17 अप्रैल, 2017 ) को निम्नवत् अवकाश की 
घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है: 


(i) दिनांक 18.02. 2017 से 23 .02. 2017 तक 


:- 


उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड 


सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 


248 के तहत । 


(ii ) दिनांक 24.02. 2017 से 17. 04. 2017 तक 


: 


रूपांतरित अवकाश के रूप में झारखण्ड 


सेवा संहिता के नियम 234 के तहत । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


106 


झारखण्ड गजट (साधारण), बुधवार , 6 जून , 2018 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


21 मई , 2018 


संख्या - 4/नि०सं०- 12- 274/ 2014 का . 3395 -- श्री यादव बैठा, झा०प्र०से० ( चतुर्थ सीमित बैच ) 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , गढ़वा का दिनांक 30 मई, 2016 से 31 मई, 2016 तक के अवकाश को 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत 
किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

- - - -- - - - -- - 

अधिसूचना 
22 मई, 2018 


संख्या-03/नि०सं०- 09 - 30/ 2016 का . 3425 -- श्रीमती जया रेचल मिंज , झा०प्र०से० ( प्रथम बैच ), 
व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हेहल , राँची को दिनांक 28 जून , 2016 से 7 अगस्त , 2016 
तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया 
जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


107 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 6 जून , 2018 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

- --- --- --- - 

अधिसूचना 
22 मई , 2018 


संख्या -3/नि०सं०-09- 115/ 2014 का . 3411-- श्रीमती सुचित्रा सिन्हा, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक -488/ 2003), संयुक्त सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, राँची के द्वारा 
उपभोग किये गये अवकाश को निम्नांकित रूप में स्वीकृत किया जाता हैः 


(i) दिनांक 02. 04. 2016 से 07. 04. 2016 तक 


झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227, 230 एवं 248 के तहत 
उपार्जित अवकाश के रूप में । 


(ii ) दिनांक 17.09. 2016 से 02.10.2016 तक 


(iii ) दिनांक 27 . 02. 2017 से 13. 03. 2017 तक 


( iv ) दिनांक 31.07. 2017 से 12. 10. 2017 तक 


- 


झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 
के तहत रूपांतरित अवकाश के रूप 


में । 


( v ) दिनांक 13. 10. 2017 से 15. 11. 2017 तक 


- 


झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227, 230 एवं 248 के तहत 
उपार्जित अवकाश के रूप में । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 6 जून , 2018 


108 


108 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
22 मई , 2018 


संख्या-03/नि०सं०- 09-06/ 2017 का . 3426 -- श्रीमती नीरज कुमारी, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 808सी/03), उप सचिव, योजना- सह-वित्त विभाग , झारखण्ड, राँची, झारखण्ड, राँची को 
दिनांक 25 नवम्बर, 2017 से 22 दिसम्बर , 2017 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
28 मई , 2018 


संख्या - 03/नि०सं०-09 -11/ 2014 का . 3645 -- श्री विनोद अनुग्रह मिंज , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 554/03), निदेशक ( प्रशासन), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को 
दिनांक 13 मई , 2017 से 26 मई , 2017 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


109 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 6 जून , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

- -- --- ---- - 

अधिसूचना 
28 मई , 2018 


संख्या - 4/नि०सं०-12- 104/ 2015 का . 3652 -- श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता, झा०प्र०से० 
( चतुर्थ बैच , गृह जिला- गिरिडीह ), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दनकियारी, बोकारो का दिनांक 
16 अप्रैल , 2017 से 26 जून , 2017 तक - कुल 72 (बहत्तर ) दिनों के अवकाश को झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 10 -- 50 | 


